निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 897 ) 


___ 16 कार्तिक 1936 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 7 नवम्बर 2014 


सं0 03 / PPP-19 - 01 / 2014 - 2854 / नवि०एवंआ०वि० 

। नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

5 नवम्बर 2014 
विषय: - पटना में डिजाईन , निर्माण , वित्त संचालन एवं हस्तांतरण ( DBFOT ) आधार पर जन - निजी भागीदारी के 

अंतर्गत समेकित ठोस अपशिष्ट उर्जा प्रसंस्करण सुविधा एवं वैज्ञानिक भूमि भराव हेतु प्लांट के निर्माण, 
कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन की प्रशासनिक स्वीकृति । 

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.10. 14 के मद सं0 - 02 के रूप में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है । 
3. अतः पटना में डिजाईन , निर्माण, वित्त संचालन एवं हस्तांतरण DBFOT आधार पर जन -निजी भागीदारी के 
अंतर्गत समेकित ठोस अपशिष्ट उर्जा प्रसंस्करण सुविधा एवं वैज्ञानिक भूमि भराव हेतु प्लांट के निर्माण, कंसेसन एग्रीमेंट 
एवं कार्य आवंटन पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है । 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर 
निकायों / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 राजेन्दर, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 897 - 571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


